सत्यमेव जयते 


झारखण्ड 

गजट 
असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 माघ, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 108 राँची, गुरूवार , 


13 फरवरी , 2020 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , 


अधिसूचना 
29 जनवरी , 2020 


संख्या-1 / प्रशि0-903/ 2012 का०- 698 नगर आयुक्त , हजारीबाग के पद पर पदस्थापित 
श्री कमलेश्वर प्रसाद सिंह, भा.प्र.से. ( झाः 2007 ) के दिनांक 17.02.2020 से 13.03.2020 तक 
आयोजित MCT Phase-III प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु प्रस्थान करने के फलस्वरूप इनके 
प्रशिक्षण अवधि तक के लिए श्रीमती जाधव विजया नारायण राव, भा.प्र.से., उप विकास आयुक्त , 
हजारीबाग अपने कार्यों के साथ नगर आयुक्त , 

हजारीबाग के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी। 


संख्या -1/ प्रशि0-903/ 2012 का०- 699 उपायुक्त, धनबाद के पद पर पदस्थापित श्री अमित 
कुमार, भा.प्र.से. ( झाः 2010 ) के दिनांक 17.02.2020 से 13.03.2020 तक आयोजित MCT Phase -III 
प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु प्रस्थान करने के फलस्वरूप इनके प्रशिक्षण अवधि तक के लिए 
श्री बाल किशुन मुण्डा, झा.प्र.से, उप विकास आयुक्त, धनबाद अपने कार्यों के साथ उपायुक्त, धनबाद के 
अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरूवार , 13 जनवरी, 2020 
संख्या -1 / प्रशि0-903/ 2012 का०- 700 -- निदेशक , कृषि, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री छवि 
रंजन, भा.प्र.से. ( झाः 2011) के दिनांक 17.02.2020 से 13.03.2020 तक आयोजित MCT Phase -III 
प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु प्रस्थान करने के फलस्वरूप इनके प्रशिक्षण अवधि तक के लिए 
श्री चितरंजन कुमार, भा.प्र.से. ,निदेशक , पशुपालन , झारखण्ड अपने कार्यों के साथ निदेशक, कृषि, झारखण्ड 
के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या -1 / प्रशि0-903/ 2012 का०- 701 उपायुक्त , सरायकेला- खरसावाँ के पद पर पदस्थापित 
श्री ए0 दोड्डे, भा.प्र.से. ( झाः 2011 ) के दिनांक 17.02.2020 से 13.03.2020 तक आयोजित MCT 
Phase -III प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु प्रस्थान करने के फलस्वरूप इनके प्रशिक्षण अवधि तक 
के लिए श्री संजय कुमार , झा.प्र.से., उप विकास आयुक्त , सरायकेला-खरसावाँ अपने कार्यों के साथ 
उपायुक्त , सरायकेला- खरसावाँ के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। 


संख्या-1/ प्रशि0-903/ 2012 का०- 702 -- उपायुक्त, दुमका के पद पर पदस्थापित श्रीमती राजेश्वरी 
बी, भा.प्र.से. ( झाः 2011 ) के दिनांक 17.02.2020 से 13.03.2020 तक आयोजित MCT Phase -III 
प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु प्रस्थान करने के फलस्वरूप इनके प्रशिक्षण अवधि तक के लिए 
श्री शेखर जमुआर, झा.प्र.से., उप विकास आयुक्त , दुमका अपने कार्यों के साथ उपायुक्त , दुमका के 
अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 108 -- 50 


